निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


19 कार्तिक 1938 ( श० ) 
( सं0 पटना 966 ) पटना, वृहस्पतिवार , 10 नवम्बर 2016 


सं० 03 / स्मार्ट सिटी - 01 - 01 / 2016 - 2429 / नवि०एवंआ०वि० 

नगर विकास एवं आवास विभाग 


संकल्पं 


28 अक्तूबर 2016 
विषयः - स्मार्ट सिटी मिशन योजना के अंतर्गत भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड कम्पनी के लिए प्रस्तुत संलेख 

के कंडिका -5 एवं 6 में शेयर होल्डर एवं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शीर्ष में प्रधान सचिव , नगर विकास 
एवं आवास विभाग के स्थान पर "प्रतिनिधि नगर विकास एवं आवास विभाग " किये जाने के प्रस्ताव 

की स्वीकृति । 

केन्द्र प्रायोजित Smart City Mission योजना के अन्तर्गत भागलपुर शहर को Smart City के रुप में 
विकसित करने हेतु SPV भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड कम्पनी के MOA एवं AOA सहित गठन एवं योजना पर 
अनुमानित व्यय 1309. 30 करोड़ में से 463. 21 एवं 2.50 करोड़ रुपये राज्यांश के रुप में व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति 
राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक 30. 08.2016 को सम्पन्न बैठक में प्राप्त हुआ है । तदनुसार विभागीय पत्रांक - 1871 दिनांक 
05.09.2016 द्वारा संकल्प भी निर्गत किया गया है । 

2. अतः स्मार्ट सिटी मिशन योजना के अंतर्गत भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड कम्पनी के गठन हेतु पूर्व 
निर्गत विभागीय संकल्प सं0 1871, दिनांक 05. 09 .2016 के कंडिका 05 एवं 06 में अंकित शेयर होल्डर एवं बोर्ड ऑफ 
डायरेक्टर्स शीर्ष में अंकित प्रधान सचिव , नगर विकास एवं आवास विभाग के स्थान पर " प्रतिनिधि, नगर विकास एवं 
आवास विभाग " किये जाने के प्रस्ताव पर सरकार की सहमति संसूचित की जाती है । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 10 नवम्बर 2016 


3. उक्त संशोधन के प्रस्ताव पर दिनांक 27 .10. 2016 को सम्पन्न राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के मद सं0 11 
के रूप में स्वीकृति प्राप्त है । 
आदेश - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय 

एवं इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों के विभागाध्यक्ष / प्रमण्डलीय आयुक्तों / जिला पदाधिकारी, 
भागलपुर / नगर आयुक्त, नगर निगम, भागलपुर / महालेखाकर, बिहार , पटना को सूचनार्थ भेजी 
जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

चैतन्य प्रसाद , 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 966- 571 +200 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic .in 


